पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 568 ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 नवम्बर 2021 — कार्तिक 20, शक 1943 


ऊर्जा विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग 
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) 


रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2021 
अधिसूचना 


क्रमांक 90 / छ.रा-वि.नि.आ. /2021— विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) की धारा 181 की उप 
धारा (2) (ish) सहपठित धारा 91 (2) एवं (3) में विहित प्रावधानों एवं पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 
छत्तीसगढ़ शासन के अनुमोदन से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छ.ग.रा.वि.नि.आ.) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य 
विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम-2005 बनाया गया। छत्तीसगढ़ 
शासन, ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10-3/2004 /13 /1 दिनांक 28/05/2010 से आयोग के 
अधिकारियो / कर्मचारियों हेतु पुनरीक्षित पद संरचना पर अनुमोदन प्राप्त किया गया। vat संशोधित पद संरचना को 
ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधन की आवश्यकता पाई गई, छ.ग.रा.वि.नि.आ. एतद्‌ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक 
आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम-2021 बनाता है, अर्थातः- 


छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (प्रथम 
संशोधन) विनियम-2021 


1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ: 

(1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की 
नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 है। 

(2) यह विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा | 


3) इस विनियम में उपयोग किए गए अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इस विनियम में परिभाषित नहीं हैं, 
उनका वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति 
एवं सेवा शर्तें) विनियम, 2005 में है। (आगे मूल विनियम के नाम से संदर्भित) 


2. मूल विनियम के विनियम 24 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है — 


1135 


1136 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2021 
24. संविदा सेवा 
आयोग की सेवायें हेतु आवश्यकता पड़ने पर, लिखित में कारण दर्ज कर किसी भी रिक्त पद पर संविदा आधार 
पर नियुक्ति की जा सकेगी। संविदा नियुक्ति प्रथम बार, तीन वर्ष की कालावधि के लिए की जायेगी, तथापि, 
आयोग, आवश्यकता के आधार पर तथा संबिदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन करने के 
पश्चात्‌, संबिदा नियुक्ति की कालावधि को एक बार में अधिकतम तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाते हुए, संविदा 
नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति हेतु शर्तें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा 
नियुक्ति) नियम, 2012 (समय-समय पर यथा संषोधित) के अनुरूप होगीं | 
3. परिशिष्ट-4 में संशोधन - मूल विनियम के परिशिष्ट-4 को परिशिष्ट-4 से प्रतिस्थापित किया जाता है। 
4. परिशिष्ट--2 में संशोधन - मूल विनियम के परिशिष्ट-2 को परिशिष्ट-2 से प्रतिस्थापित किया जाता है। 
5. परिशिष्ट-3 में संशोधन - मूल विनियम के परिशिष्ट-3 को परिशिष्ट-3 से प्रतिस्थापित किया जाता है। 
6. परिशिष्ट-4 में संशोधन - मूल विनियम के परिशिष्ट-4 को परिशिष्ट-4 से प्रतिस्थापित किया जाता है। 
आयोग के आदेशानुसार 
Bea. /- 
(एस.पी. शुक्ला) 
सचिव. 
परिशिष्ट-1 
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्गीकरण एवं पदों की संख्या 
खण्ड-“क” 
अधिकारियों की नियुक्ति का तरीका 
क्र. | पदनाम पदों की संख्या | वर्गीकरण वेतनमान नियुक्ति का तरीका 
1. | सचिव 1 वर्ग-1 लेवल-17 पदोन्नति या 
₹1,41,800-३₹2,14,700 प्रतिनियुक्ति द्वारा 
2. | निदेशक (इंजीनियरिंग) 1 तदैव लेवल-17 तदैव 
₹1,41,800-३2,14,700 
3. | निदेशक (टैरिफ) 1 तदैव लेवल-17 तदैव 
₹1,41,800-३2,14,700 
4. | निदेशक (विधि)! 1 तदैव लेवल-17 तदैव 
₹1,41,800-३2,14,700 
5. | आर्थिक सलाहकार ' 1 तदैव लेवल-15 तदैव 
₹1,18,500-३₹2,14,100 
fad संयुक्त निदेशक 1 तदैव लेवल-14 तदैव 
(इंजीनियरिंग) %79,900—%2,11,700 
7. | संयुक्त निदेशक (टैरिफ) 1 तदैव लेवल-14 तदैव 
₹79,900-₹2,11,700 
| वरिष्ठ विधि अधिकारी ' 1 तदैव लेवल-14 तदैव 
₹79,900-₹2,11,700 
gal आर्थिक विश्लेषक 1 तदैव लेवल-14 सीधी भर्ती या 
₹79,900-₹2,11,700 प्रतिनियुक्ति द्वारा 
10. | उप सचिव 1 तदैव लेवल-14 पदोन्नति या 
79,900—%2,11,700 प्रतिनियुक्ति द्वारा 
11. | उप निदेशक 2 तदैव लेवल-13 सीधी भर्ती या 
(इंजीनियरिंग) ₹67,300-₹2,13,100 पदोन्नति या 
प्रतिनियुक्ति द्वारा 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2021 1136 (1) 
12. | उप निदेशक (टैरिफ) 1 तदैव लेवल-13 सीधी भर्ती या 
%67,300—%2,13,100 gala या 
प्रतिनियुक्ति द्वारा 
13. | विधि अधिकारी 1 तदैव लेवल-13 सीधी भर्ती या 
%67,300—2,13,100 प्रतिनियुक्ति द्वारा 
14. | उप निदेशक (उपभोक्ता 1 तदैव लेवल-413 तदैव 
समर्थन प्रकोष्ठ) ' %67,300—%2,13,100 
15. | सहायक निदेशक 2 | वर्ग-2 लेवल-12 तदैव 
(इंजीनियरिंग) ' ₹56,100-₹1,77,500 
16. | सहायक निदेशक (टैरिफ) 1 तदैव लेवल-42 तदैव 
₹56,100-₹1,77,500 
17. | सहायक निदेशक (सूचना 1 तदैव लेवल-12 पदोन्नति या 
प्रौद्योगेकि एवं नियामक ₹56,100-₹1,77,500 प्रतिनियुक्ति द्वारा 
सूचना प्रबंधन प्रणाली) | 
18. | लेखा अधिकारी ' तदैव लेवल-12 तदैव 
₹56,100-₹1,77,500 
19. | अनुभाग अधिकारी ' तदैव लेवल-11 प्रतिनियुक्ति द्वारा 
₹49,100-₹1,55,800 
20 | निज सचिव 2 | aed लेवल-11 पदोन्नति या 
%49,100—21,55,800 प्रतिनियुक्ति द्वारा 
नोट:- 1. आरक्षण और आयु में छूट के लिए राज्य शासन की नीति को अपनाया जाएगा। 
2. *नवीन पद स्वीकृत 
खण्ड-“ख” 
कर्मचारियों की नियुक्ति का तरीका 
क्र. | पदनाम पदों की | वर्गीकरण वेतनमान नियुक्तित का तरीका 
संख्या 
1. | निज सहायक 05 तृतीय लेवल-9 पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा 
₹38100-₹1,20,400 
2. | सहायक कम्प्यूटर | 02 तदैव लेवल-9 तदैव 
प्रोग्रामर ₹38100-₹1,20,400 
3. | कनिष्ठ लेखा अधिकारी 01 तदैव लेवल-9 पदोन्नति या सीधी भर्ती या 
३₹38100-₹1,20,400 प्रतिनियुक्ति द्वारा 
4. | स्टेनोग्राफर 05 तदैव लेवल-7 पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा 
₹28,700-₹91,300 
5. | कम्प्यूटर सहायक 03 तदैव लेवल-6 सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा 
₹25,300-₹80,500 
| कार्यालय सहायक | 04 तदैव लेवल-6 पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा 
ग्रेड-2 ₹25,300-₹80,500 
7. | स्टेनोटायपिस्ट 04 तदैव लेवल-4 सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा 
₹19,500-₹62,000 
i कार्यालय सहायक | 05 तदैव लेवल-4 पदोन्नति या सीधी भर्ती या 
ग्रेड-3 ₹19,500-₹62,000 प्रतिनियुक्ति द्वारा (चतुर्थ श्रेणी 
कर्मचारियों से 25 प्रतिषत 
पदोन्नति द्वारा एवं 75 प्रतिषत 
सीधी भर्ती द्वारा ) 
| वाहन चालक 04 तदैव लेवल-4 सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा 
₹19,500-₹62,000 
10. | Fea 11 चतुर्थ लेवल-1 तदैव 


1136 (2) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2021 
₹15,600-₹49,400 

11. | माली ' 01 तदैव लेवल-1 तदैव 
₹15,600-₹49,400 

नोट:- 1. आरक्षण और आयु में छूट के लिए राज्य शासन की नीति को अपनाया जाएगा। 


2. *नवीन पद स्वीकृत 


परिशिष्ट-2 


अपील प्राधिकारी एवं समीक्षा प्राधिकारी 


छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी, 


विवरण परिशिष्ट-1 के खण्ड Bw में | परिशिष्ट-4 के खण्ड ‘aq में | 
सम्मिलित अधिकारियों के लिए सम्मिलित कर्मचारियों के लिए 
(i) नियुक्ति प्राधिकारी आयोग अध्यक्ष 
(1) अनुशासनिक प्राधिकारी, अध्यक्ष सचिव 
(iii) अपील प्राधिकारी आयोग अध्यक्ष 
(iv) समीक्षा प्राधिकारी आयोग आयोग 
परिशिष्ट--3 
खण्ड-क” 


सीधी भर्ती वाले पदों के लिए योग्यता एवं अनुभव 


पदनाम 


आवश्यक योग्यता एवं न्यूनतम अनुभव 


अतिरिक्त योग्यता/ वांछनीय अनुभव 


01 


आर्थिक विश्लेषक 


(क) सी.ए. / आई.सी.डब्ल्यू ए.आई / सी.एम.ए या एम.बी. 
ए (फाइनेन्स) 

(ख) व्यवसायिक योग्यता की पूर्णता उपरांत कम से 
कम 12 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव 

(ग) विश्लेक्षणात्मक एवं मॉडलिंग स्किल में दक्षता 
तथा फायनेन्सियल स्टेटमेंट विश्लेषण में दक्षता 

(घ) कम्प्यूटर में एम.एस. Vater शीट एवं डाटाबेस में 
कार्य करने में कुशलता। 


(क) मूल्य टैरिफ निर्धारण का ज्ञान 
(ख) ऊर्जा क्षेत्र के वाणिज्यिक संबंधित 
विषयों के विश्लेषण तथा समस्याओं के 
समाधान का अनुभव | 


02 


विधि अधिकारी 


(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / विधि विद्यालय से 
विधि में स्नातक की डिग्री 

(खद्ध विधि क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष का लीगल 
प्रेक्टिस का अनुभव अथवा राज्य शासन» केन्द्र 
शासन / शासकीय उपक्रम या नियामक 
संस्था / अधिकरण में नियमित विधि अधिकारी / विधि 
सलाहकार के पद पर 7 वर्ष का कार्य अनुभव। 


(कद्ध मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / 
विधि विद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर 
की डिग्री | 

(ख) आदेश / विनियम बनाने का पर्याप्त 
ज्ञान। 

(ग) विद्युत क्षेत्र से संबंधित विधियों का 
पर्याप्त SAT | 


03 


उप निदेशक 
(उपभोक्ता समर्थन 
प्रकोष्ठ) 


(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से किसी भी 
विषय में स्नातक डिग्री | 

(ख) उपभोक्ता शिकायतों के निराकरण कां कम से 
कम 7ay का अनुभव, विद्युत संबंधी शिकायतों के 
निराकरण के अनुभव को प्राथमिकता | 


(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / 
संस्था से after या विधि से 
स्नातक उपाधि | 

(ख) अंग्रेजी एवं हिन्दी में दक्षता | 

(ग) विद्युत अधिनियम एवं उपभोक्ता 
संरक्षण अधिनियम का सामान्य ज्ञान। 


04 


उप निदेशक 
(टैरिफ) 


(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से 
इंजीनियरिंग. में स्नातक डिग्री, इलेक्ट्रिकल 
इंजीनियरिंग को प्राथमिकता 

(ख) केन्द्र / राज्य शासन के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक 
उपक्रम अथवा पॉवर यूटिलिटी अथवा विद्युत नियामक 
आयोग अथवा विद्युत के क्षेत्र में परामर्श सेवायें प्रदाय 
करने वाले प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था में कम से कम 
7 वर्ष का कार्य अनुभव | 


(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 
संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 
स्नातकोत्तर डिग्री को प्राथमिकता 

(ख) पारेषण अथवा वितरण सिस्टम के 
डिजाइनिंग, प्लानिंग, निर्माण कार्य का 
अनुभव, 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2021 


1136 (3) 


05 | उप निदेशक (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से | (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / 
(इंजीनियरिंग) इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री, | संस्था से इलेक्ट्रिलल अथवा मेकेनिकल 
इलेक्ट्रिकल / मेकेनिकल इंजीनियरिंग को प्राथमिकता | इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री को 
(ख) केन्द्र / राज्य शासन के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक | प्राथमिकता 
उपक्रम अथवा पॉवर यूटिलिटी अथवा विद्युत नियामक | (ख) उत्पादन, पारेषण अथवा वितरण 
आयोग अथवा विद्युत के क्षेत्र में परामर्श सेवायें प्रदाय | सिस्टम के डिजाइनिंग, प्लानिंग, निर्माण 
करने वाले प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था में कम से कम | कार्य का अनुभव, 
7 वर्ष का कार्य अनुभव | 
॥ सहायक निदेशक (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से | (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / 
(टैरिफ) इंजीनियरिंग. में स्नातक डिग्री, इलेक्ट्रिकल | संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 
इंजीनियरिंग को प्राथमिकता स्नातकोत्तर डिग्री को प्राथमिकता 
(ख) केन्द्र / राज्य शासन के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक | (ख) पारेषण अथवा वितरण सिस्टम के 
उपक्रम अथवा पॉवर यूटिलिटी अथवा विद्युत नियामक | डिजाइनिंग, प्लानिंग, निर्माण कार्य का 
आयोग अथवा विद्युत के क्षेत्र में परामर्श सेवायें प्रदाय | अनुभव, 
करने वाले प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था में कम से कम 
2 वर्ष का कार्य अनुभव | 
07 | सहायक निदेशक (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से | (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 
(इंजीनियरिंग) इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री, | संस्था से इलेक्ट्रिलल अथवा मेकेनिकल 
इलेक्ट्रिकल / मेकेनिकल इंजीनियरिंग को प्राथमिकता | इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री को 
(ख) केन्द्र / राज्य शासन के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक | प्राथमिकता 
उपक्रम अथवा पॉवर यूटिलिटी अथवा विद्युत नियामक | (ख) उत्पादन, पारेषण अथवा वितरण 
आयोग अथवा विद्युत के क्षेत्र में परामर्श सेवायें प्रदाय | सिस्टम के डिजाइनिंग, प्लानिंग, निर्माण 
करने वाले प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था में कम से कम | कार्य का अनुभव, 
2 वर्ष का कार्य अनुभव | 
॥ कनिष्ठ लेखा (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से वाणिज्य | (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / 
अधिकारी में स्नातक डिग्री । संस्था से वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री | 
(ख) केन्द्र “राज्य शासन के वित्त विभाग अथवा | (ख) कोषालय संचालन, ऑडिट, बजट, 
केन्द्र “राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम अथवा | बैंकिग कार्य का अनुभव 
किसी भी पॉवर यूटिलिटी में 3 वर्ष का कार्य अनुभव। | (ग) पे-रोल एकाऊटिंग एवं बहीखाता के 
(घ) कम्प्यूटर में एम.एस. एक्सेल शीट एवं डाटाबेस में | संधारण का अनुभव | 
कार्य करने में कुशलता | (घ) टैली (जंससल) पर कार्य करने का 
अनुभव 
॥ कम्प्यूटर सहायक [| (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से किसी भी | (क) बड़े संस्थान में लोकल एरिया 
विषय में स्नातक की डिग्री एवं मान्यता प्राप्त | नेटवर्क के संचालन एवं संधारण का 
संस्था / विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए | अनुभव 
अथवा (ख) अंग्रजी भाषा में दक्षता 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से बी.सी.ए. या 
कम्प्यूटर Usa अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक 
डिग्री 
10 | सहायक ग्रेड-3 (क) राज्य बोर्ड अथवा Hera माध्यमिक शिक्षा बोर्ड | लेखन एवं बोलचाल में दक्षता। 
अथवा आई.सी.एस.ई से 12वीं उत्तीर्ण 
(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से डाटा 
एन्ट्री ऑपरेटर» प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा 
सर्टिफिकेट 
(ग) कम्प्यूटर में टायपिंग का 5000 की डिप्रेषन 
प्रतिघंटा की गति। 
11 | स्टेनो टायपिस्ट (क) राज्य बोर्ड अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड | द्वि-भाषीय शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन में 


अथवा आई.सी.एस.ई से 12वीं उत्तीर्ण 

(ख) मान्यता प्राप्त मंडल से शीघ्रलेखन परीक्षा 
उत्तीर्ण। शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की 
न्यूनतम गति होनी चाहिये। 

(ग) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा wit 
ऑपरेटर » प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट 
तथा कम्प्यूटर में डाटा UT की 5,000 की डिवप्रेषन 
प्रति घंटा की गति। 


दक्षता धारित व्यक्ति को प्राथमिकता | 


1136 (4) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2021 


12 | वाहन चालक 


(क) राज्य बोर्ड अथवा Hara माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 
अथवा आई.सी.एस.ई से मान्यता प्राप्त स्कूल से 
न्यूनतम आठवीं ore | 

(ख) लाइट मोटर व्हीकल को चलाने का न्यूनतम 5 
वर्ष का अनुभव 

(ग) वैध लाइट मोटर व्हीकल लाईसेन्स धारक | 


राज्य शासन /अर्धशासकीय विभागों के 
स्टाफ कार चलाने का अनुभव 


13 | Yel राज्य बोर्ड अथवा Hele माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा | राज्य शासन /अर्धशासकीय संस्थानों में 
आई.सी.एस.ई से मान्यता प्राप्त स्कूल से न्यूनतम | संविदा /दैनिक वेतन भोगी अंतर्गत 
आठवीं पास कार्यरत्‌ Ya को प्राथमिकता 

14 | माली राज्य बोर्ड अथवा कन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा | राज्य शासन /अर्धशासकीय संस्थानों में 
आई.सी.एस.ई से मान्यता प्राप्त स्कूल से न्यूनतम | संविदा /दैनिक वेतन भोगी अंतर्गत 
आठवीं पास कार्यरत्‌ माली को प्राथमिकता 

परिशिष्ट-4 
पदोन्नति से भरे जाने वाले पद एवं उनका पदोन्‍नति का क्रम 
क्र पदोन्‍नत पद पद जिनसे पदोन्‍नत किया जावेगा पात्रता 
1 सचिव उप सचिव» 5 वर्ष 
संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग) / संयुक्त 
निदेशक (टैरिफ) 
2 निदेशक (इंजीनियर्रिंग) संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग) 5 वर्ष 
3 निदेशक (टेरिफ) संयुक्त निदेशक (टैरिफ) 5 वर्ष 
4 निदेशक (विधि) वरिष्ठ विधि अधिकारी 5 वर्ष 
5 आर्थिक सलाहकार आर्थिक विश्लेषक 3 वर्ष 
ie स संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग) उप निदेशक (इंजीनियरिंग) 5 वर्ष 
7 संयुक्त निदेशक (टेरिफ) उप निदेशक (टेरिफ) 5 वर्ष 
[8 | वरिष्ठ विधि अधिकारी विधि अधिकारी 5 वर्ष 
|9 [उप निदेशक (इंजीनियरिंग) सहायक निदेशक (इंजीनियरिंग) 5 वर्ष 
10 उप निदेशक (टेरिफ) सहायक निदेशक (टैरिफ) 5 वर्ष 
11 लेखा अधिकारी कनिष्ठ लेखा अधिकारी 5 वर्ष 
12 सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकि एवं सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर 5 वर्ष 
नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली) 
13 निज सचिव निज सहायक 5 वर्ष 
14 निज सहायक स्टेनोग्राफर 5 वर्ष 
15 सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम्प्यूटर सहायक 5 वर्ष 
16 कनिष्ठ लेखा अधिकारी सहायक ग्रेड-2 (वह जिसने शासकीय लेखा | 5 वर्ष 
प्रशिक्षण विद्यलय से लेखा प्रशिक्षण परीक्षा 
उत्तीर्ण की हो) 
17 स्टेनोग्राफर स्टेनोटायपिस्ट 5 वर्ष 
18 कार्यालय सहायक श्रेणी-2 कार्यालय सहायक श्रेणी-3 5 वर्ष 
19 कार्यालय सहायक श्रेणी-3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 5 वर्ष 
( कार्यालय सहायक श्रेणी-3 के (जो कार्यालय सहायक श्रेणी-3 के पद हेतु 
स्वीकृत कुल पदों के 25 प्रतिषत पर) निर्धारित seat रखते हों) 


a: छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी /3-7 /97 /3/ एक दिनांक 16 / 05 / 1997 
के अनुपालन में कार्यालय सहायक श्रेणी-3 के कुल स्वीकृत पद में से 25 प्रतिशत पद वर्ग-4 के कर्मचारियों से 
पदोन्नति द्वारा भरे जावेगें | 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2021 1136 (5) 


Raipur, the 2nd November 2021 
NOTIFICATION 


No. 90/CSERC/2021.— In exercise of the powers conferred under clause (zk) of Sub-section (2) of 
Section 181 read with Section 91 (2) & (3) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) (the Act), and with the 
approval of the Government of Chhattisgarh, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission 
(CSERC) made regulations namely Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Recruitment and 
conditions of service of officers and employees) Regulations, 2005. Energy Deptt., Govt. of Chhattisgarh vide 
letter No. F- 10-3/2004/13/1 dated 28.05.2010 has approved the revised set up of the officers / employees of the 
Commission. Considering this revised set up, certain amendments have become necessary, the CSERC hereby 
makes the following amendments to this Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Recruitment 
and conditions of service of officers and employees) (First Amendment) Regulations, 2021, with approval of 
the State Govt., namely: - 


CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (RECRUITMENT AND 
CONDITIONS OF SERVICE OF OFFICERS AND EMPLOYEES) (FIRST AMENDMENT) 
REGULATIONS, 2021 


Short Title, Definition and Commencement 


(1) These Regulations may be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission 
(Recruitment and conditions of service of officers and employees) (First Amendment) Regulations, 
2021. 


(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official Gazette. 


(3) All other words and expressions used in this Regulation, but not defined, shall have the same meaning 
as is in the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Recruitment and conditions of 
service of officers and employees) Regulations, 2005 (herein after referred to as the principal 
Regulation). 


2. Regulation 24 of the principal regulation is substituted by the following - 
24. Contract service. 


If the exigencies of the Commission’s service so demands and after recording reasons therefore, any 
vacant post in the Commission may be temporarily fill to contract appointment. The first contractual 
appointment shall be made for a period of three years, however, the Commission may take decision of 
renewal of the contractual appointment by extending the period of contractual appointment up to 
maximum three years at a time depending on the necessity and after assessing suitability of persons 
appointment on contractual basis. The terms and conditions for contract appointment shall be governed 
by “Chhattisgarh Civil Seva (Samvida Niyukti) Niyam, 2012 as amended from time to time. 


3. Amendment in annexure-I- Annexure I of the principal regulation, shall be substituted as in 
Annexure I. 


4. Amendment in annexure-II- In annexure II of the principal regulation, shall be substituted as in 
Annexure IT. 


5. Amendment in annexure-III - In annexure III of the principal regulation shall be substituted as in 
Annexure III. 


6. Amendment in annexure-IV- In annexure IV of the principal regulation shall be substituted as in 
Annexure IV. 


By order of the Commission 
Sd/- 


(S.P. Shukla) 
Secretary. 


1136 (6) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2021 


ANNEXURE - I 


CATEGORIES AND STRENGTH OF OFFICERS / EMPLOYEES IN THE CHHATTISGARH STATE 
ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 


PART-A 
METHOD OF APPOINTMENT OF OFFICERS 
S. No. Name of Post ee Category Fay scale Method of Appointment 
1. Secretary 1 Class -I Level-17 By Promotion or 
1,41,800- २2, 14, 700 Deputation 
2: Director (Engg.) 1 किक Level-17 = 
¥1,41,800- %2,14,700 
3. Director (Tariff) 1 a Level-17 foo ad 
¥1,41,800- %2,14,700 
4. Director (Legal)* 1 ee | Level-17 (| 
¥1,41,800- %2,14,700 
5. Economic Advisor* 1 eee | Level-15 जा, आए 
₹|, |8,5000-र 2, 1 4, | 00) 
a Joint Director (Engg.) 1 किए Level-14 fol 
=79,900-%2, 11,700 
कर. Joint Director (Tariff) 1 hee | Level-14 |. ae 
=79,900-%2, 11,700 
«शत Sr. Law officer* 1 re | Level-14 eed 
=79,900-%2, 11,700 
eam Economic Analyst 1 i= | Level-14 By Direct Recruitment 
%79,900-%2,11,700 or Deputation 
10. Deputy Secretary 1 nee | Level-14 By Promotion or 
%79,900-%2, 11,700 Deputation 
11. Deputy Director | Level-13 By Direct Recruitment 
(Engg.) 2 67,300-%2, 13,100 or By Promotion or 
Deputation 
12. Deputy Director | Level-13 By Direct Recruitment 
(Tariff) 1 %67,300-%2, 13,100 or By Promotion or 
Deputation 
13. Law Officer 1 ae | Level-13 By Direct Recruitment 
%67,300-%2, 13,100 or Deputation 
14. Deputy Director* aan Level-13 किरण: 
(Consumer Advocacy 1 %67,300-%2, 13,100 
Cell) 
15. Asst. Director 2 Class - वी Level-12 ae.  आऋा 
(Engg.)* 56, 100-%1,77,500 
16. Asst. Director 1 नि | Level-12 fe 
(Tariff) * 56, 100-¥1,77,500 
17. Asst. Director (IT and 1 ee | Level-12 By Promotion or 
RIMS)* 56, 100-¥1,77,500 Deputation 
18. Account Officer* 1 ; ee | Level-12 i 
56, 100-¥1,77,500 
19. Section Officer* 1 ee Level-11 Deputation 
49, 100-%1,55,800 
20. Private Secretary 2 Lae | Level-11 By Promotion or 
%49,100-%1,55,800 Deputation 
NOTE: (1) State Government policy for reservation & relaxation in age shall be adopted. 


(2) * Newly Sanctioned post. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2021 1136 (7) 
PART-B 
METHOD OF APPOINTMENT OF EMPLOYEES 
S. No. Name of Post piles Category Bayne Mevod ot 
posts Appointment 
1. Personal Assistant 05 Class - HI Level-9 By Promotion or 
%38,100-%1,20,400 Deputation 
25 Asst. Computer 02 ae | Level-9 ae 
Programmer %38,100-%1,20,400 
3. Jr. Accounts Officer 01 | Level-9 By Promotion or 
%38,100-%1,20,400 Direct Recruitment 
or Deputation 
4. Stenographer 05 | Level-7 By Promotion or 
%28,700-%9 1,300 Deputation 
5; Computer Assistant 03 I Level-6 By Direct 
%25,300-%80,500 Recruitment or 
Deputation 
pee Office Assistant 04 = ae | Level-6 By Promotion or 
Grade-II %25,300-%80,500 Deputation 
7. Steno Typist 04 ica Level-4 By Direct 
%19,500-%62,000 Recruitment or 
Deputation 
i Office Assistant Grade 05 श्र Level-4 By Promotion or 
- Il =19,500-%62,000 Direct Recruitment 
or Deputation 
(25% by promotion 
from class-IV and 
75% by direct 
recruitment) 
Ad Driver 04 oa Level-4 By Direct 
%19,500-%62,000 Recruitment or 
Deputation 
10. Peon 11 Class — IV Level-1 ie 
15,600-%49,400 
11. Gardener* 01 iia Level-1 ia 
15,600-%49,400 


Note: 1. (1) State Government policy for reservation & relaxation in age shall be adopted. 
(2) * Newly Sanctioned post. 


ANNEXURE - I 


APPOINTING AUTHORITY, DISCIPLINARY AUTHORITY, APPELLATE AUTHORITY AND 


REVIEWING AUTHORITY FOR OFFICERS AND EMPLOYEES OF THE CSERC 


Particular For officers included in For employees included in 
Part ‘A’ of Annexure-I Part ‘B’ of Annexure-I 
(i) Appointing Authority Commission Chairman 
(ii) Disciplinary Authority Chairman Secretary 
(iii) | Appellate Authority Commission Chairman 
Commission Commission 


Reviewing Authority 


1136 (8) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2021 
ANNEXURE - HI 
QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE FOR DIRECT RECRUITMENT 
S.No. Name of the Post Essential Qualification And Minimum Additional Qualification And 
Experience Desirable Experience 
1. Economic Analyst CA / ICWAT/ CMA or MBA (Finance) Knowledge of  price/tariff 
Minimum 12. years professional fixation. 
experience after professional Experience of analysis and 
qualification. resolving problems related to 
Efficiency in analytical and modeling commercial matters of power 
skills and capability in financial sector. 
statement analysis. 
Use of Excel sheet and data base skills 
on computer. 
2: Law Officer Bachelor’s Degree in Law _ from Post graduate Degree in Law 
recognized university / Law school. from recognized university / 
Minimum 7 years professional Law school 
experience in legal practice or 7 years Adequate knowledge of 
working experience as Law _ officer/ drafting orders/ Regulations. 
legal advisor in a Central / State / PSU Adequate Knowledge of 
or any Regulatory body / Tribunal on laws related to power sector. 
regular basis 
3. Deputy Director Bachelor’s degree in any discipline from Degree in engineering /Law 
(Consumer a recognized University/Institute. from recognized 
Advocacy Cell) Minimum 7 years experience in dealing University/Institution. 
with consumer grievances specially in Proficiency in English and 
power sector. Hindi 
Familiarity with Electricity 
Act and Consumer 
Protection Act. 
4. Dy. Director Bachelor’s Degree का engineering Post Graduate degree in 
(Tariff) preferably in electrical engineering from Electrical Engineering from 
a recognized University / Institute. a recognized University / 
Minimum 7 years working experience Institute. 
with Central / State PSU of power sector Work experience related to 
or Power Utility or Electricity designing, planning, 
Regulatory Commission or reputed construction and operation of 
consultancy firm providing consultancy transmission or distribution 
services in power sector. system. 
5. Dy. Director Bachelor’s Degree in _ engineering Post Graduate degree in 
(Engg.) preferably in electrical / mechanical Electrical or Mechanical 
engineering from recognized university / Engineering from a 
Institute. recognized University / 
Minimum 7 years working experience Institute. 
with Central / State PSU of power sector Work experience related to 
or Power Utility or Electricity designing, planning, 
Regulatory Commission or reputed construction and operation of 
consultancy firm providing consultancy Generation, transmission or 
services in power sector. distribution system. 
i Asst. Director Bachelor’s Degree in _ engineering Post Graduate degree in 


(Tariff) 


preferably in electrical engineering from 
a recognized University / Institute. 
Minimum 2 years working experience 
with Central / State PSU of power sector 
or Power Utility or Electricity 
Regulatory Commission or reputed 
consultancy firm providing consultancy 
services in power sector. 


Electrical Engineering from 
a recognized University / 
Institute. 

Work experience related to 
designing, planning, 
construction and operation of 
transmission or distribution 
system. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2021 


1136 (9) 


S.No. Name of the Post Essential Qualification And Minimum Additional Qualification And 
Experience Desirable Experience 
cP Asst. Director c. Bachelor’s Degree का engineering | c. Post Graduate degree in 
(Engg.) preferably in electrical / mechanical Electrical or Mechanical 
engineering from recognized university / Engineering from a 
Institute. recognized University / 
d. Minimum 2 years working experience Institute. 
with Central / State PSU of power sector | d. Work experience related to 
or Power Utility or Electricity designing, planning, 
Regulatory Commission or reputed construction and operation of 
consultancy firm providing consultancy Generation, transmission or 
services in power sector. distribution system. 
i Jr. Accounts a. Bachelor’s Degree in Commerce froma | a. Post Graduate in Commerce 
Officer recognized university /Institute. from a recognized University 
b. 3 years working experience in Finance / Institute 
Department of Central / State Govt. or | b. Experience of treasury 
Central /State public sector, or any Operation, audit, budget, 
power utility. banking 
c. Use of Excel sheet and data base skills | c. Experience pay rolls 
on computer accounting and book 
keeping. 
d. Experience of using tally. 
i Computer a. Bachelor’s Degree in any discipline | a. Experience in Operation and 
Assistant from a recognized university/Institute Maintenance of LAN (Local 
and Post Graduate Diploma in Computer Area Network) in large 
Application (PGDCA) from a organization. 
recognized University/Institute. b. Proficiency in English 
OR Language 
BCA or graduate degree in computer 
science & Information Technology from 
a recognized university/Institute. 
10. Assistant Grade-HI | a. 12th pass from State Board or CBSE or | Written and verbal 
ICSE. communication skill. 
b. One year diploma certificate from a 
recognized university / institute as data 
entry operator / programming. 
c. Speed of 5000 key depressions per hour 
of typing in computer. 
11. Steno Typist a. 12th pass from State Board or CBSE or | Preference will be given to person 
ICSE. having bilingual typing and 
b. Passed Shorthand from recognized | shorthand. 
Board. Shorthand speed should not less 
than 60 w.p.m. 
c. One year diploma certificate from a 
recognized university / institute as data 
entry operator / programming and Speed 
of 5000 key depressions per hour of data 
entry in computer. 
12. Driver a. Minimum 8th pass from any school | Person having driving experience 
affiliated to State Board or CBSE or | of the staff cars of Govt./ Semi 
ICSE. Govt. department. 
b. Minimum 5 years Light Motor Vehicle 
(LMV) driving experience. 
c. Should hold valid LMV driving license. 
13. Peon Minimum 8th pass from any school affiliated | Person working as peon on 


to State Board or CBSE or ICSE. 


contract / daily wages appointment 
with State Govt. / semi Govt. 
organization shall be preferred 


1136 (10) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2021 
S.No. Name of the Post Essential Qualification And Minimum Additional Qualification And 
Experience Desirable Experience 
14. Gardener Minimum 8th pass from any school affiliated | Person working as gardener on 


to State Board or CBSE or ICSE. 


contract / daily wages appointment 
with State Govt. / semi Govt. 
organization shall be preferred 


ANNEXURE - IV 


POSTS WHICH MAY BE FILLED BY PROMOTION AND CHANNEL OF PROMOTION 


SL Promotion post Post from which promotion to be made Eligibility 
No. 
1. Secretary Dy. Secretary/ Joint Director (Tariff)/ Joint | 5 Years 
Director (Engineering) 
2; Director (Engineering) Joint Director (Engineering) 5 years 
3. Director (Tariff) Joint Director (Tariff) 5 years 
4. Director (Legal) Sr. Law Officers 5 years 
Di Economic Advisor Economic Analyst 3 years 
|6. | Joint Director (Engineering) Deputy Director (Engineering) 5 years 
vie Joint Director (Tariff) Deputy Director (Tariff) 5 years 
|8. | Sr. Law Officer Law Officer 5 years 
101. | Deputy Director (Engineering) Asst. Director (Engineering) 5 years 
10. Deputy Director (Tariff) Asst. Director (Tariff) 5 years 
11. Account Officer Jr. Accounts Officer 5 years 
12. Asst. Director IT & RIMS) Asst. Computer Programmer 5 years 
13. Private Secretary Personal Assistant 5 years 
14. Personal Assistant Stenographer 5 years 
15. Asst. Computer Programmer Computer Assistant 5 years 
16. Junior Account Officer Office Assistant Grade-II 5 years 
(Who has passed the accounting training 
examination from the Government 
Accounts Training School) 
17. Stenographer Steno-typist 5 years 
18. Office Assistant Grade-II Office Assistant Grade-III 5 years 
19. Office Assistant Grade-III Class-IV Employee 5 years 
(against 25% of total sanctioned post of (Who hold the prescribed qualifications for 
Office Assistant (7806-11) the post of Office Assistant Grade-IID) 
Note: In compliance to General Administrative Department, Govt. of Chhattisgarh Circular no. C/3- 


7/97/3/One dated. 16/05/1997, 25% of total sanctioned post of Office Assistant Grade-III shall be filled 
through promotion from Class-I'V employees. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021. 


